रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


- 


.. 


. 
. 


- 
: 
: 
- 
: 


" 
. 
- 


15 


. 


. 


.. 


- 
: 


। 


.. 


. 


- 


- 


. . . 


सनामंगजगत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , जून 20 , 2016 / ज्येष्ठ 30 , 1938 
NEW DELHI,MONDAY, JUNE 20, 2016 / JYAISTHA 30 , 1938 


सं . 425 ] 
No. 425 ] 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 18 जून , 2016 
सा . का . नि . 613(अ). केन्द्रीय सरकार , लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 ( 1968 का 23 ) की धारा 
3 की उप- धारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक भविष्य निधि योजना, 1968 में और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्: 
1 . (1 ) इस योजना का संक्षिप्त नाम लोक भविष्य निधि ( संशोधन ) योजना , 2016 है । 

( 2 ) यह योजना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी । 
2 . लोक भविष्य निधि योजना, 1968 में , पैरा 9 में , उप -नियम 3( ग) के स्थान पर , निम्नलिखित उप- पैरा 
रखा जाए, अर्थात् : 

___ “( 3ग ) अभिदाता को अपने खाते अथवा उस अवयस्क, जिसका वह संरक्षक है, के खाते को निम्नलिखित में 
से किसी भी आधार पर, लेखा कार्यालय को लिखित आवेदन देकर समयपूर्वबंद करने की अनुमति होगी , अर्थात्: - 
(i) कि यह राशि खाताधारक , उसके पति या पत्नी अथवा आश्रित बच्चों अथवा माता -पिता की गंभीर 

बीमारी अथवा जानलेवा रोगों के उपचार के लिए आवश्यक है, ऐसा सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से 

प्राप्त संगत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर किया जा सकेगा ; 
( ii ) कि यह राशि खाताधारक अथवा अवयस्क खाताधारक की उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक है, ऐसा 

भारत अथवा विदेश में उच्च शिक्षा के मान्यता प्राप्त संस्थान में दाखिले की पुष्टि हेतु दस्तावेज 
और फीस बिलों को प्रस्तुत करने पर किया जा सकेगा ; 


3103 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


परंतु खाते को समय पूर्व बंद करने की अनुमति खाते के पांच वित्त वर्ष पूरे किए जाने पर ही दी जाएगी: 
परंतु यह कि इस उप- पैरा के अधीन खाते को समय पूर्वबंद करना ऐसी रकम की कटौती के अध्यधीन होगा जो 
खाते के खुलने की तारीख से उसके समय पूर्व बंद होने की तारीख तक, खाते में रखी गई जमा राशि पर समय 
समय पर देय यथा लागू ब्याज दरों पर 1 प्रतिशत घटाकर परिकलित राशि के समतुल्य होगी, जिसकी गणना 
नीचेदिखाए गए नमूना परिकलन के अनुसार की जाएगी 


खाताधारक को देय ब्याज दर्शाने वाली गणना 


ब्याज 


उपार्जित 


वर्ष 


लागू ब्याज 
दर पर 

1 % 
घटाकर 
(6 ) 

7 . 0 


अनुमानित 

नई जमा 
__ राशि 

(3 ) 
1000 . 00 


कुल राशि 


अथ शेष 
( 2 ) 


दर 


ब्याज 


(1 ) 
2006-07 
2007 - 08 


( 4) 
1000 .00 


(5 ) 

8 . 0 


( 7 ) 
70. 00 


बकाया शेष 

( 8 ) 
1070 .00 
1679. 90 
2347 . 75 
3261 .09 


500 .00 


7 . 0 


109. 90 


1570 . 00 
2179. 90 


2008 -09 


1679. 90 


500 . 00 


8 . 0 
_____ 8.0 

8 . 0 


7 . 7 


167. 85 
213. 34 


2009 - 10 


2347. 75 


700 . 00 


3047.75 


7 . 0 


O 


2010 -11 


3861. 09 


8 . 0 


7 . 0 


270. 28 


4131 . 37 


2011 - 12 


5131 . 37 


8 . 6 


7. 6 


389 .98 


5521 . 36 


| 2012-13 


3261. 09 600 . 00 | 
4131 . 37 1000 . 00 | 
5521. 36 1200. 00 
7245. 62 1500. 00 
9419 . 03 1500 . 00 
11759. 80 1000. 00 


7 .8 
7 . 7 


2013- 14 


6721. 36 
8745 . 62 
10919. 03 
12759 . 80 


8. 8 
8 . 7 
8 . 7 
8.7 


7 . 7 


2014- 15 
| 2015 -16 


524. 27 7245.62 
673. 41 9419.03 
840 . 77 | 11759 . 80 
982. 50 13742. 30 

13742. 30 


7 .7 


कुल 


9500. 00 


[ फा . सं . 1 /04/ 2016- एनएस -II ] 

प्रशांत गोयल , संयुक्त सचिव 
टिप्पण: मूल योजना सा . का . नि. 1136 ( अ) तारीख 15 जून , 1968 द्वारा अधिसूचित की गई थी और तत्पश्चात 
सा . का . नि 368( अ), तारीख 1 अगस्त , 1972, सा . का . नि 217 ( अ), तारीख 9 मार्च, 1979 , सा . का . नि 271 (अ ), 
तारीख 16 मार्च, 1983, सा . का . नि 54( अ ), तारीख 7 फरवरी, 1984, सा . का .नि 895 ( अ), तारीख 23 जून , 
1986, सा . का . नि 1013( अ ), तारीख 20 अगस्त , 1986, सा . का . नि 793( अ), तारीख 29 अगस्त , 1989 , 
सा . का . नि 477( अ), तारीख 25 मई, 1994 , सा . का . नि 489( अ), तारीख 6 जुलाई, 1999, सा . का. नि 908(अ), 
तारीख 6 दिसंबर , 2000 , सा . का . नि 679( अ), तारीख 04 अक्तूबर , 2002, सा . का . नि 768 ( अ), तारीख 
15 नवंबर, 2002, सा . का . नि 585( अ ), तारीख 15 जुलाई, 2003, सा . का . नि 690( अ ), तारीख 27 अगस्त , 
2003, सा . का. नि 755 (अ), तारीख 19 नवंबर , 2004, सा . का. नि 291(अ), तारीख 13 मई, 2005 , सा . का . नि 
956( अ), तारीख 7 दिसंबर , 2010 , सा . का . नि 844 ( अ), तारीख 25 नवंबर , 2011, सा . का .नि 225 ( अ), तारीख 


[ HTT II - 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 H1f, 2014, HT.FT. 496 (27 ), arta 11 , 2014 , 3t H .FT. 588 ( 37), arta 13 ud, 
2014, HIHI. P 332 ( 87), Tig 21 H1 , 2016, HI .+ fa 350 ( 3), ( If | c 29 HTư, 2016 KIT EHH 
संशोधन किया गया था । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th June , 2016 
G .S . R . 613 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section of (4 ) of section 3 of the Public 
Provident Fund Act , 1968 (23 of 1968 ), the Central Government hereby makes the following scheme further 
to amend the Public Provident Fund Scheme, 1968 , namely : 
1 . ( 1) This Schememay be called Public Provident Fund (Amendment ) Scheme, 2016 . 

( 2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 
2 . In the Public I 

In the Public Provident Fund Scheme, 1968, in Paragraph 9 , for sub -rule 3 (C ), the following sub 
paragraph shall be substituted , namely : 

“ ( 3C ) A subscriber shall be allowed premature closure of his account or the account of a minor of 
whom he is the guardian , on a written application to the Accounts Office , on any of the following grounds 
namely : 

that the amount is required for the treatment of serious ailments or life threatening diseases of 
the account holder, spouse or dependent children or parents, on production of supporting 
documents from competentmedical authority; 


that the amount is required for higher education of the account holder or the minor account 
holder, on production of documents and fee bills in confirmation of admission in a recognised 

institute of higher education in India or abroad : 
Provided that such premature closure shall be allowed only after the account has completed five 
financial years : 
Provided further that premature closure under this sub -paragraph shall be subject to deduction of such 
amount which shall be equivalent to one percent less interest on the interest rates as applicable from 
time to time in the table payable on the deposits held in the account from the date of opening of the 
account till the date of such premature closure , calculated in accordance with the sample calculation 
as shown in the table on next page : 


Calculation showing the interest payable to depositor 


1 % less on 


the 


Opening 
Balance 


Total 
Amount 


Interest 
accrued 


Outstanding 

Balance 


( 2 ) 


Rate of 
Interest 
(5 ) 

8 . 0 
8 .0 


( 7 ) 


(8 ) 


Year 

( 1 ) 
2006 -07 
2007 - 08 
2008 -09 
2009 - 10 
2010 - 11 
2011 - 12 
2012 - 13 


Assumed 
Fresh 
Deposit 

( 3 ) 
1000 .00 
500 .00 
500 .00 
700 . 00 
600 .00 
1000 . 00 
1200 .00 


1070 .00 
1679 . 90 
2347 .75 
3261. 09 
4131.37 
5521. 36 


8 . 0 


applicable 

rate of 
interest 
(6 ) 

7 . 0 
7 . 0 
7 . 7 
7 . 0 
7 .0 
7 .6 
7 .8 


1000 . 00 
1570 .00 
2179 .90 
3047 . 75 
3861.09 
5131. 37 
6721. 36 


8 . 0 
8 .0 
8 .6 
8 .8 


70 . 00 
109 .90 
167 .85 
213 .34 
270 .28 
389. 98 
524 .27 


1070 . 00 
1679 .90 
2347 .75 
3261.09 
4131. 37 
5521. 36 
7245 .62 


L 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


2013 - 14 
2014 - 15 
2015 - 16 
Total 


7245 .62 
9419 .03 
11759.80 


1500 .00 
1500 . 00 
1 000. 00 
9500 . 00 


8745.62 
10919 .03 
12759 .80 


8 . 7 
8 . 7 
8 .7 


7 . 7 
7 . 7 
7 .7 


673.41 
840 .77 
982.50 


9419 . 03 
11759 . 80 
13742. 30 
13742. 30 


[F. No . 1/04 /2016 -NS. II ] 
PRASHANTGOYAL , Jt. Secy . 


Note : The Principal Scheme was notified vide G . S .R . 1136 ( E ), dated the 15th June, 1968 and subsequently 
amended vide G . S. R . 368 (E ), dated the 1st August, 1972 , G .S .R . 217 ( E ), dated the 
9th March , 1979 , G . S . R . 271( E ), dated the 16th March , 1983 , G . S . R . 54 (E ), dated the 7th February , 1984 , G . S . R . 
895 (E ), dated the 23rd June ,1986 G .S .R . 1013( E ), dated the 20th August, 1986 , G . S .R . 793 (E ), dated the 
29th August, 1989 G .S .R . 477 (E ), dated the 25th May, 1994 , G . S.R . 489 (E ), dated the 6th July ,1999 , G .S .R . 
908 ( E ), dated the 6th December, 2000 , G . S . R . 679 ( E ), dated the 4th October,2002 , G .S .R . 768 ( E ), dated the 
15th November, 2002 , G . S .R . 585 ( E ), dated the 15th July , 2003, G .S . R . 690 ( E ), dated the 27th August,2003, 
G . S .R . 755 ( E ), dated the 19th November, 2004, G .S . R . 291(E ), dated the 13th May, 2005 , G .S . R . 956 ( E ), dated 
the 7th December , 2010 , G . S . R . 844 (E ), dated the 25th November, 2011 , G . S .R . 225 ( E ), dated the 
13th March ,2014 , G .S .R . 496 ( E ), dated 11th July , 2014 and G . S. R . 588 (E ), dated the 13th August, 2014 , G .S .R . 
332 ( E ) dated 21st March , 2016 , G . S .R . 350 ( E ) dated 29th March , 2016 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


